निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 पौष 1934 ( श0 ) 
( सं0 पटना 693 ) पटना , वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 


21 दिसम्बर 2012 


सं0 नि प्रा०/ नि० 1 -29/ 2012 - 10090 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा- 14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01. 03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम 
के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है , 
का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा 5 नाव यातायात सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन 
कराने का निर्णय लिया गया है । 

और, चूंकि उक्त सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति में अध्यक्ष 
के 1 ( एक ) , सचिव के 1 ( एक ) , कोषाध्यक्ष के 1 ( एक ) एवं सदस्य के 8 ( आठ ) पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना 


अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट- 1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट- 2 में अंकित कुल 5 नाव यातायात सहयोग समिति 
की प्रबंधकारिणी समिति की प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव , कोषाध्यक्ष एवं सदस्य के पदों के निर्वाचन हेतु , सविरोध 
निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 22.01.2013 की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 दिसम्बर 2012 
करता है कि वे संगत अधिनियम / नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति की प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों 
को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 10009 दिनांक 29. 11. 2012 द्वारा मतदाता 
सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ - तिथि 31. 10.2012 निर्धारित की गयी है । 


निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र- 1 ( परिशिष्ट - 3 ) में 
सूचना दिनांक 24.12.2012 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक 22.01.2013 
को पूर्वाह्न 7 बजे से आरंभ होगा एवं अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के यथाशक्य शीघ्र बाद 
आरंभ की जायेगी । 

अध्यक्ष, नाव यातायात सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से भी सभी 
मतदाताओं को निर्वाचन कार्यक्रम से निश्चित रूप से अवगत करा दें । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


परिशिष्ट - 1 
नाव यातायात सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कार्यक्रम 
(i) | प्रपत्र -1 में सूचना का प्रकाशन 

24. 12. 2012 ( सोमवार ) 


| नामांकन की तिथि 


( iii) | संवीक्षा की तिथि 


(iv) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


09.01. 2013 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
10. 01. 2013 ( गुरूवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 
11.01. 2013 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
22. 01.2013 ( मंगलवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 
22.01. 2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


( v) मतदान की तिथि ( अगर आवश्यक हो ) 


( vi ) | मतगणना की तिथि 


परिशिष्ट - 2 
नाव यातायात सहयोग समितियों की सूची, जिनके निर्वाचन देय हैं 
1. नाव यातायात सहयोग समिति , बक्सर। 
2. नाव यातायात सहयोग समिति , मधुबन , पूर्वी चम्पारण । 
3. नाव यातायात सहयोग समिति , चकिया , पूर्वी चम्पारण । 
4. नाव यातायात सहयोग समिति , खगड़िया । 
5. नाव यातायात सहयोग समिति , कोढ़ा पूर्वी, कटिहार। 


बिहार गजट ( असाधारण), 27 दिसम्बर 2012 


3 


परिशिष्ट - 3 
नाव यातायात सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 

( प्रबंधन समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 
नाव यातायात सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति , निबंधन संख्या 
पता .... 

............. की प्रबंधन समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक................. को किया जाना है । 

निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 11 ( ग्यारह ) है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 

2 . 


मैं 


.. . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अध्यक्ष 
सचिव 
कोषाध्यक्ष 
सदस्य 


(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.... 

..... अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ................ .................. को ............ 

................. पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

..... .... बजे पूर्वाह् से ........... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
___ ( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
(iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.......................... से दिनांक ....................... तक 

............. बजे से....... ..............बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक...................... को . 

........पर ... बजे पूर्वाह्न से ........... बजे 

( स्थान का नाम ) 
अपराह्न तक की जायेगी । 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक......... ....... ... को ......... बजे अपराह्न से ......... बजे अपराह्न के पूर्व 
तक ............ 

............ पर दाखिल की जा सकती है । 
( स्थान का नाम ) 
(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ................... को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। 
( vii ) मतदान केन्द्र ..... 

.................. ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 
( Viii) मतगणना दिनांक...... ... को .............बजे से..... 

................ पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 
स्थान 
तिथि - 

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 693 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


